रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


myma 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 699 ] 
No. 699 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 21 , 2016 / चैत्र 1, 1938 
NEW DELHI, MONDAY, MARCH21, 2016/CHAITRA 1, 1938 


वित्त मंत्रालय 


MINISTRY OF FINANCE 


( वित्तीय सेवाएं विभाग) 

अधिसूचना 


(Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 


नई दिल्ली , 15 मार्च, 2016 


New Delhi , the 15th March, 2016 


का . आ . 1161( अ ). - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 
1987 की धारा 29 क की उप - धारा ( 7 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय । 
सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के आदेश या पंजीकरण 
संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करने या पंजीकरण प्रमाण- पत्र रद्द 
करने से असंतुष्ट आवास वित्त संस्थाओं की अपील संबंधी मामलों में 
निर्णय लेने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग , वित्त मंत्रालय में अपर 
सचिव /विशेष सचिव को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक , 
अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामोद्दिष्ट करती 


S . O . 1161(E ). — In pursuance of sub - section 
(7 ) of Section 29A of the National Housing Bank Act, 
1987 Central Government, hereby designates the , 
Additional Secretary / Special Secretary in the 
Department of Financial Services, Ministry of Finance 
to function as Appellate Authority for deciding the cases 
relating to appeals of the housing finance institutions 
aggrieved by the order or rejection of application for 
registration or cancellation of certificate of registration 
by National Housing Bank , with immediate effect and 
until further orders . 


है । 


[ फा . सं. 7/2/ 2016 - आईएफ -II ] 

पंकज जैन , संयुक्त सचिव 


[ E. No . 7/ 2/ 2016- IF- II] 
PANKAJ JAIN, Jt. Secy . 


1394 GI/ 2016 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications,Delhi-110054 . 


